रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO. D . L.- 33004 / 99 



MON 


" 


. 


Art 


.. 


सामव जगत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


? 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , सोमवार , सितम्बर 15 , 2014/ भाद्र 24 , 1936 
___ NEW DELHI , MONDAY, SEPTEMBER 15, 2014 /BHADRA 24, 1936 


सं . 1839] 
No.1839] 


श्रम और रोजगार मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2014 
का . आ . 2338( अ ). केंद्रीय सरकार ने, भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का . आ . 
2572( अ), तारीख 18 अक्तूबर, 2010 द्वारा , केंद्रीय सलाहकार समिति का तारीख 18 अक्तूबर , 2010 से तीन वर्ष की अवधि 
के लिए गठन किया था और उक्त समिति की अवधि 17 अक्तूबर , 2013 को समाप्त हो गई है ; 

और, केंद्रीय सरकार का यह मत है कि ऐसी किसी समिति का पुनर्गठन किया जाना चाहिए ; 

अत:, अब, केंद्रीय सरकार , चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि नियम , 1973 के नियम 3 के 
उपनियम (1), नियम 4 और नियम 18 के साथ पठित चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 
( 1972 का 62 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
तथा भारत सरकार , श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का . आ . 2572( अ), तारीख 18 अक्तूबर , 2010 को , 
उन बातों के सिवाय , जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया किया है या जिनका करने से लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए, 
केंद्रीय सलाहकार समिति का गठन करती है और निम्नलिखित व्यक्तियों को , राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 
से तीन वर्ष की अवधि के लिए, उक्त समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् : 
1. संघ के श्रम और रोजगार 

– अध्यक्ष 


मंत्री. 


भारत सरकार , 
नई दिल्ली । 
सचिव , 
श्रम और रोजगार 
मंत्रालय , 
भारत सरकार , 
नई दिल्ली । 


- उपाध्यक्ष 

( पदेन ) 
(केंद्रीय सरकार का नामनिर्देशिती ) 


3645 GI/ 2014 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii) ] 


3. 


अपर सचिव , 
श्रम और रोजगार 
मंत्रालय , 
नई दिल्ली । 


- सदस्य 
(पदेन ) 
(केंद्रीय सरकार का नामनिर्देशिती ) 
— सदस्य 
(पदेन ) 
(केंद्रीय सरकार का नामनिर्देशिती ) 


- सदस्य 
(पदेन ) 


सदस्य 


( पदेन ) 


— सदस्य 
( पदेन ) 


महा निदेशक (श्रम 
कल्याण ), 
श्रम और रोजगार 
मंत्रालय , 
नई दिल्ली । 
कल्याण आयुक्त , 
श्रम कल्याण संगठन, 
44 , नर्मदा रोड , 
जबलपुर - 482001 
कल्याण आयुक्त , 
श्रम कल्याण संगठन , 
ब्लॉक - V , ( भूतल ), 
सुल्तान बाजार , 

हैदराबाद - 500195 
7 . 

कल्याण आयुक्त , 
श्रम कल्याण संगठन , 
115- बी , जातिया हिल्स , 
दंता नगर , 

अजमेर, राजस्थान । 
स्वामियों के संगठनों का प्रतिनिधित्व 
करने वाले सदस्य : 
8. श्री एम . जी . दामले , 

निदेशक , 
ज्योलोजिकल सपोर्ट , 
एसोसिएटेड सीमेंट 
कंपनिज लिमिटेड , 
ए . सी . सी . थाने परिसर , 
एल . बी . एस . मार्ग, थाने , 

महाराष्ट्र - 400604. 
9. श्री कमलेश शर्मा , 

संयुक्त अध्यक्ष ( कोरप . 
मामले), 
अंबुजा सीमेंट लिमिटेड , 
228, उद्योग विहार , 


फेज 1 , 


गुड़गांव - 122016 
( हरियाणा ) । 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


10. श्री श्रीनिवासन , 

उपाध्यक्ष और प्रबंध 
निदेशक , 
मैसर्ज इंडिया सीमेंट 
लिमिटेड , 
93, संथोम हाई स्कूल , 
राजा अन्नामालिपुरम , 
म्यलापूर , 
चैन्नई - 600028 

( तमिलनाडु ) 
11. श्री अजीत राज 

ओसवाल , 
सहायक उपाध्यक्ष, 
अल्ट्रा टेक सीमेंट 
लिमिटेड , 
ए विंग , प्रथम तल , 
अहूरा सेंटर , 
महाकाली केव्स रोड़, 
अंधेरी पूर्व, 
मुंबई - 400093 

( महाराष्ट्र ) 
12. डॉ . के. सी . नारंग , 

कार्यपालक निदेशक , 
डालमिया सीमेंट वेन्चस 
लिमिटेड , 
11वां और 12वां तल, 
हंसालय भवन , 
15, बाराखंभा रोड , 

नई दिल्ली - 110001. 
13. श्री प्रावत कुमार सिन्हा , 

निदेशक उत्पादन और 
नियोजन , 
बिसरा स्टोन लाइम 
कंपनी लिमिटेड , 
ए . जी . 104, सौरव 
अबासन , 
दूसरा तल , सेक्टर 2, 
साल्ट लेक सिटी , 

कोलकाता - 700091. 
कर्मचारी संगठनों का प्रतिनिधित्व 
करने वाले सदस्य : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii) ] 


14. श्री मनोज कुमार 

जयसवाल , 
उपाध्यक्ष , अखिल भारतीय 
खनिज धातु मजदूर संघ , 
बाबू कालोनी , क्वार्टर 
सं . 39 , 
पो . ओ. बरमित्रपुर , 
जिला 
सुन्दरगढ़ - 770033 

( ओडिशा) । 
15. श्री नाहर सिंह देवरा , 

भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड 
यूनियन कांग्रेस द्वारा 
नामनिर्देशित , 
सी . एस . 129 , कैलाश 
नगर, निंबहारा , जिला 
चित्तौड़गढ़ - 312617 

( राजस्थान ) । 
16. श्री पी . के. गांगुली , 

महासचिव , झारखंड 
राज्य समिति , 
अखिल भारतीय ट्रेड 
यूनियन कांग्रेस , 
शफीख भवन , ओ . सी . 
कंपाउंड , लेक रोड़ , 

रांची - 834001 . 
17 . श्री नागेशवर, 

सचिव , रोहतास 
इंडस्ट्रीज मजदूर संघ , 
हिंद मजदूर संघ , 
बासवान पथ , पो . ओ . 
डालमियानगर , 
जिला - रोहतास 

821305 (बिहार) । 
18. श्री लंबोदर नायक , 

अध्यक्ष, उड़ीसा राज्य 
समिति , सेंटर ऑफ 
इंडियन ट्रेड यूनियन्स , 
प्लॉट सं . 251 , खारवेला 
नगर , यूनिट - 3, 
भुवनेश्वर 
ओड़िशा - 751001. 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


19. सुश्री टी . सी . रामा , 

सदस्य कर्नाटक राज्य 
समिति , 
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 
सेंटर , 
31 , तीसरा क्रॉस , 
मल्लेश्वरम् , 

बंगलौर - 560003 . 
20. कल्याण आयुक्त (मुख्यालय ), 

श्रम और रोजगार 
मंत्रालय , 
नई दिल्ली - 110001. 
केंन्द्रीय सलाहकार 
समिति का मुख्यालय 
नई दिल्ली में होगा । 


– सचिव 


[ सं . यू- 23012/ 09/ 2014-डब्लू.II( सी ) 
राजीव सदानन्दन , महानिदेशक ( श्रम कल्याण)/संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 12th September, 2014 


S .O . 2338 ( E ). — Whereas, by a notification of the Government of India in the Ministry of Labour and 
Employment number S . O . 2572 ( E ), dated the 18th October , 2010 , the Central Government constituted the Central 
Advisory Committee for a period of three years with effect from 18th October, 2010 , and the term of the said Committee 
has since expired on 17th October , 2013 ; 

And whereas, the Central Government is of the view that such a Committee must be reconstituted ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the Limestone and Dolomite Mines Labour 
Welfare Fund Act, 1972 (62 of 1972 ) ( hereinafter referred to as the said Act) read with sub -rule ( 1 ) of rule 3 , rule 4 and 
rule 18 of the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Rules, 1973 , and in supersession of the notification of 
the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S .O . 2572 ( E ), dated the 18th October, 2010 , 
except as respects things done or omitted to be done before such supersession , the Central Government hereby constitutes 
the Central Advisory Committee and appoints the following persons as Members to the said Committee for a period of 
three years from the date of publication of this notification in the OfficialGazette , namely : 


— Chairman 


— Vice- Chairman 

(ex -officio ) 
(Nominee of Central Government) 


Union Minister for Labour and Employment, 
Government of India, 
New Delhi. 
Secretary, 
Ministry of Labour and Employment, 
Government of India , 
New Delhi . 
Additional Secretary, 
Ministry of Labour and Employment, 

New Delhi . 
Director General (Labour Welfare ), 
Ministry of Labour and Employment, 
New Delhi . 


- Member 

(ex -officio ) 
(Nominee of Central Government) 
— Member 

(ex -officio ) 
(Nominee of Central Government) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


- Member 

(ex-officio ) 


- Member 

( ex -officio ) 


- Member 
(ex - officio ) 


Welfare Commissioner, 
Labour Welfare Organisation , 
44 , Narmada Road , 
Jabalpur-482001. 
Welfare Commissioner , 
Labour Welfare Organisation , 
Block - V , (Ground Floor), 
Sultan Bazar, Hyderabad-500195 . 
Welfare Commissioner , 
Labour Welfare Organisation , 
115 -B , Jatiya Hills, 
Danta Nagar , 

Ajmer, Rajasthan . 
Members representing owners organisations: 

Shri M .G . Damle , Director, 
Geological Support, 
Associated Cement Companies Limited , 
ACC Thane Complex , LBS Marg, 
Thane ,Maharashtra -400604 
Mr. Kamlesh Sharma, 
Joint President (Corp Affairs), 
Ambuja Cement Ltd ., 
228, Udyog Vihar , Phase I, 

Gurgaon ,-122016 ( Haryana ). 
10 . Shri Srinivasan , 

Vice Chairman and Managing Director, 
M /s India Cement Ltd ., 
93, Santhome High School, 
Raja Annamallipuram , Mylapore, 
Chennai-600028 ( Tamil Nadu ). 
Shri Ajit Raj Ostwal, 
Assistant Vice President, 
Ultra Tech Cement Ltd., 
A Wing, Ist Floor, Ahura Centre , 
Mahakali Caves Road , 

Andheri East, Mumbai-400093 (Maharashtra ). 
12 . Dr. K .C .Narang, 

Executive Director , 
Dalmia Cements Ventures Ltd , 
11th and 12th Floor, Hansalaya Building , 

15 , Barakhamba Road , New Delhi- 110001. 
13 . Shri Pravat Kumar Sinha , 

Director Production & Planning, 
Bisra Stone Lime Company Ltd., 
AG 104 , Sourav Abasan , 
2nd Floor, Sector 2 , 
Salt Lake City, Kolkatta -700091. 


[ 461 II - QUS 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


15 . 


17 . 


Members representing employees organisations: 
14 . Shri Manoj Kumar Jaiswal, 

Vice President 
Akhil Bharatiya Khanij Dhatu Mazdoor Sangh , 
Babu Colony, Quarter No . 39 , 
P.O . Barmitrapur, 
Distt. Sundergarh -770033 (Odissa). 
Shri Nahar Singh Devra, 
Nominated from Indian National Trade Union Congress , 
CS 129, Kailash Nagar, Nimbahara , Distt., 
Chittoorgarh -312617 , (Rajashtan ). 
Shri P .K . Ganguly, 
General Secretary, Jharkhand State Committee , 
All India Trade Union Congress, 
Shafique Bhavan , OC Compound, 
Lake Road , Ranchi-834001. 
Shri. Nageshwar, 
Secretary Rohtas Industries Mazdoor Sangh , 
Hind Mazdoor Sangh , 
Baswan Path , P .O . Dalmianagar , 
Dist. Rohatas -821305 (Bihar ). 
Shri Lambodar Naik , 
President, Orissa State Committee, 
Centre of Indian Trade Unions, 
Plot No.251 , Kharavela Nagar, 
Unit- 3 , Bhubaneswar , 

Orissa -751001. 
19 . Ms. T . C . Rama, 

Member Karnataka State Committee, 
All India Trade Union Centre , 
31, 3rd Cross,Malleswaram , 

Bangalore- 560003 . 
20 . Welfare Commissioner (Headquarters), 

- Secretary 
Ministry of Labour and Employment, 
New Delhi- 110011 . 
The Headquarters of the Central Advisory Committee shall be at New Delhi. 

[No. U - 23012 /09 /2014 - W .II (C )] 
RAJEEV SADANANDAN , Director General (Labour Welfare)/ Jt . Secy . 


18 . 


Printed by the Manager , Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


